HD 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 


असाधारण अंक 


झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


14 ज्येष्ठ , 1943 ( श ० ) 


संख्या- 299 राँची , शुक्रवार , , 


4 जून , 2021 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

7 अप्रैल , 2021 
संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का o- 2210-- अपर मुख्य सचिव , खाद्य , सार्वजनिक वितरण एवं 
उपभोक्ता मामले विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री अरूण कुमार सिंह , भा.प्र.से. ( झा . 
1988 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक विकास आयुक्त , झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त 
एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2211 विकास आयुक्त , झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री 
कैलाश कुमार खण्डेलवाल , भा.प्र.से. ( झा : 1988 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर मुख्य 
सचिव , उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता 
है । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2212-- महानिदेशक , श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान , झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित श्री एल 0 खियांग्ते , भा.प्र.से. ( झाः 1988 ) ( अतिरिक्त प्रभार - अपर मुख्य 
सचिव , राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड ) अपने कार्यों के साथ अपर मुख्य सचिव , वन , 
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग , झारखण्ड , राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 4 जून , 2021 
संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2213 -- अपर मुख्य सचिव , उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री शैलेश कुमार सिंह , भा.प्र.से. ( झाः 1991 ) ( अतिरिक्त प्रभार 
राज्यपाल के प्रधान सचिव ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक राज्यपाल के अपर मुख्य 
सचिव , झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2214-- प्रधान सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री अजय कुमार सिंह , भा.प्र.से. ( झाः 1995 ) ( अतिरिक्त 
प्रभार- प्रधान सचिव , मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग , झारखण्ड , राँची ) को स्थानान्तरित 
करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव , योजना - सह - वित्त विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त 
एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2215-- प्रधान सचिव , वाणिज्य कर विभाग , झारखण्ड , राँची के पद 
पर पदस्थापित श्रीमती वंदना दादेल , भा.प्र.से. ( झाः 1996 ) अपने कार्यों के साथ प्रधान सचिव , कार्मिक , 
प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची तथा प्रधान सचिव , मंत्रिमंडल सचिवालय एवं 
निगरानी विभाग , झारखण्ड , राँची के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2216-- सचिव , योजना - सह - वित्त विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर 


पदस्थापित श्रीमती हिमानी पाण्डे , भा.प्र.से. ( झाः 1998 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
सचिव , खाद्य , सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का ० 2217-- सचिव , स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग , झारखण्ड , राँची 
के पद पर पदस्थापित श्री राहुल शर्मा , भा.प्र.से. ( झा : 1998 ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक सचिव , योजना - सह - वित्त विभाग ( योजना प्रभाग ) , झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है । 


2. श्री शर्मा अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ सचिव , ग्रामीण विकास विभाग 


( पंचायती राज एवं एन ० आर ० ई ० पी ० विशेष प्रमंडल प्रभाग ) , झारखण्ड , राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


संख्या -1 / पी0-103 / 2015 का०- 2218 सचिव , सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई - गवर्नेन्स विभाग , 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित श्री राजेश कुमार शर्मा , भा.प्र.से. ( झा : 2003 ) को स्थानान्तरित 
करते हुए 

अगले आदेश तक सचिव , स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त 
एवं पदस्थापित किया जाता है । 


सख्या -1 / पी0-103 / 2015 का- 2219-- निदेशक , गव्य विकास , झारखण्ड , रॉची के पद पर 
पदस्थापित श्री कृपानन्द झा , भा.प्र.से. ( झा : 2005 ) ( अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक , झारखण्ड राज्य कृषि 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 4 जून , 2021 


3 


विपणन पर्षद , राँची ) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव , सूचना प्रौद्योगिकी एवं 
ई - गवर्नेन्स विभाग , झारखण्ड , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 299 -- 50 


